सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 माघ 1935 ( श०) 
संख्या 49 राँची, मंगलवार 

11 फरवरी, 2014 ( ई० ) 
वित्त विभाग 


संकल्प 
5 फरवरी , 2014 


विषय : झारखण्ड योजना सेवा नियमावली, 2012 में वर्णित झारखण्ड योजना सेवा के 

विभिन्न पदों के वेतनमान को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/ वि ., दिनांक 
28 फरवरी 2009 में समाविष्ट करते हुए दिनांक 17 मार्च 2012 से प्रभावी करने के 
संबंध में । 

संख्या -6/ एस.-4( वे.पु.)- 06 / 2013/ 379/वि० -- भारत का संविधान के 
अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत् झारखण्ड योजना सेवा नियमावली, 2012 का विधिवत गठन 
योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 461 दिनांक 17 मार्च 2012 के द्वारा किया 
गया है, जो दिनांक 17 मार्च 2012 से प्रभावी है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 11 फरवरी 2014 


2. झारखण्ड योजना सेवा नियमावली , 2012 के अध्याय-5 की कंडिका -21 में वर्णित 
योजना सेवा के विभिन्न पदों का वेतनमान निम्नरूपेण अंकित है: 


क्र०सं० 


पदनाम 


वेतनमान 


1 


अपर निदेशक 


PB-IV , 37400 -67000 GP 8900 


PB-IV , 37400 - 67000 GP 8700 


2 
3 


संयुक्त निदेशक 
उप निदेशक 


PB- III, 15600 - 39100 GP 7600 


जिला योजना पदाधिकारी 


PB-III,15600 - 39100 GP 6600 


5 


सहायक योजना पदाधिकारी PB-II ,9300 - 34800 GP 4800 


___ 3. झारखण्ड योजना सेवा नियमावली, 2012 के अध्याय-5 की कंडिका- 21 में अंकित 
उक्त वेतनमान वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/ वि . दिनांक 28 फरवरी 2009 में समाविष्ट 
नहीं है । चूंकि वेतनमान के मामले में वित्त विभाग के स्तर से अथवा वित्त विभाग द्वारा सहमति 
दिये जाने के उपरान्त निर्गत आदेश ही सर्वमान्य है, फलतः वित्त विभाग के संकल्प संख्या 
660/ वि . दिनांक 28.02.2009 में उक्त पदों के वेतनमान का समावेश करना आवश्यक है । 


___ 4. अतः वर्णित स्थिति में झारखण्ड योजना सेवा नियमावली, 2012 के अध्याय -5 की 
कंडिका - 21 में वर्णित विभिन्न पदों के लिए अंकित वेतनमान नियमावली अधिसूचना निर्गत की 
तिथि अर्थात् दिनांक 17 मार्च 2012 के प्रभाव से वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/ वि . दिनांक 
28 फरवरी 2009 में निम्नरूपेण समाविष्ट करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है: 


क्र०सं० 


पदनाम 


वेतनमान 


1 


अपर निदेशक 


PB- IV , 37400 -67000 GP 8900 


2 


संयुक्त निदेशक 


PB-IV , 37400 - 67000 GP 8700 


3 


उप निदेशक 


PB-III , 15600 - 39100 GP 7600 


4 


जिला योजना पदाधिकारी 


PB-III, 15600- 39100 GP 6600 


सहायक योजना पदाधिकारी PB-II, 9300 -34800 GP 4800 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 11 फरवरी 2014 


___ 5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/ वि . दिनांक 28 फरवरी 2009 में उक्त स्वीकृत 
वेतनमान दिनांक 17 मार्च 2012 के प्रभाव से समाविष्ट समझे जायेंगे 


6. वेतन निर्धारण सहित अन्य मामले में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/ वि . 
दिनांक 28 फरवरी 2009 में निर्धारित सभी शर्ते प्रभावी होंगे । 


7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3668/ वि . दिनांक 
27 दिसम्बर 2013 के क्रम में दिनांक 22 जनवरी 2014 की बैठक के मद सं . 09 में दी गई है । 


आदेश: 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची 
तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमरेन्द्र प्रताप सिंह , 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 49 _ 501 


